सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

10 कार्तिक , 1937 ( श० ) 
संख्या 8 11 राँची, रविवार 

1 नवम्बर , 2 0 15 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 

29 सितम्बर , 2015 
संख्या . 5/ पद0-5- 01 / 13 - 8575 --विभागीय अधिसूचना सं0 6759 दिनांक 29 जुलाई, 20 15 द्वारा श्री 
रामाषीष कुमार, नागरिक सुरक्षा आयुक्त कार्यालय, झारखण्ड, रांची को स्थानान्तरित करते हुए राज्य सूचना 
आयोग, झारखण्ड, रांची में पदस्थापित किया गया है । 


____ 2. कार्यहित में उक्त अधिसूचना को रद्द किया जाता है। श्री कुमार, अपने पूर्व पदस्थापित नागरिक 
सुरक्षा आयुक्त कार्यालय में बने रहेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

दिलीप तिर्की, 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 8 11 - 50 । 


